निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार 


द्वारा प्रकाशित 


संख्या 49 


12 अग्रहायण 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

3 दिसम्बर 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


, 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


4-5 


भाग-9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


6-6 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


7-8 


2 


बिहार गजट , 3 दिसम्बर 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

22 अक्तूबर 2014 
सं ० डी ० पी ० एस०-2-0-11 / 2012-302 - लियोनार्ड तिर्की, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन 
कार्यालय, पूणियाँ को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अपने ही वेतनमान में स्थानान्तरित कर निदेशक , प्रोबेशन चर्या के रिक्त पद 
के विरूद्व प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्रोबेशन चर्या के पद का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 


2. श्री तिर्की अपने ही वेतनमान में निदेशक प्रोबेशन चर्या के पद के विरूद्व अपने वेतनादि की निकासी कर सकेंगे । 


3. श्री तिर्की, प्रभारी निदेशक, प्रोबेशन चर्या के रूप में प्रोबेशन प्रभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के 
साथ - साथ " अपराध पीड़ित कल्याण न्यास " के सदस्य सचिव तथा राज्य दण्डादेश परिहार परिषद के सदस्य के रूप में भी 


कार्य करेंगे । 


4. श्री फिरोज अहमद , प्रोबेशन पदाधिकारी , जिला प्रोबेशन कार्यालय, अररिया को प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय , 
पूर्णियाँ के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव - सह - निदेशक ( प्र०) । 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

27 अक्तूबर 2014 
सं ० 1 / विविध -75 / 2014-10290(s) -- श्री चमन प्रकाश सिन्हा, अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, 
बिहार , पटना को अगले आदेश तक के लिए विभागीय कार्यों से संबंधित सूचनाओं के लिए पथ निर्माण विभाग का जन सम्पर्क 
पदाधिकारी मनोनित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शैलेश कुमार, अपर सचिव । 


27 अक्तूबर 2014 
सं ० 1 / या ०(विविध) -03 / 2014-10334(s) -- श्री राज कुमार लाल, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ 
निर्माण विभाग, बिहार , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ( यांत्रिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का 
कार्य निष्पादित करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शैलेश कुमार, अपर सचिव । 


बिहार गजट , 3 दिसम्बर 2014 


3 


17 नवम्बर 2014 


सं ० 1 / स्था०-13 / 2002 / ( खण्ड -1)-10943(s) --बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के Clause 81 
of Articles of Association of Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Limited & The Companies ACT 
1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनय कुमार ( भा ०प्र ० से ०) अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम 
लिमिटेड, पटना को उक्त निगम के निदेशक के रूप में मनोनित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शैलेश कुमार, अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 37-571 + 50 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 3 दिसम्बर 2014 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निगरानी विभाग 


आदेश 

21 नवम्बर 2014 
सं ० नि ० वि ०स्था०-19 / 2005-5721 - पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 8919 दिनांक 15.09 . 
2014 द्वारा श्री रंजन कुमार, अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग , बिहार, पटना की सेवा वापस लेते 
हुए अधीक्षण अभियंता ( अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया गया है, साथ ही इन्हें मुख्य 
अभियंता ( अनुश्रवण) के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है । 

उक्त के आलोक में नव पदस्थापित पद पर योगदान / प्रभार ग्रहण करने हेतु प्रभार त्याग करने की तिथि से 
विरमित किया जाता है । 
2. इसमें माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्रशेखर नारायण, उप – सचिव । 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग, सिवान । 


कार्यालय आदेश 


1 नवम्बर 2014 


सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-102 / 2014-119-2514-- समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण , छपरा के पत्रांक 
1139 / स्था ० दिनांक 29.9.14 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण , छपरा की दिनांक 12.09.14 की बैठक में 
लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मदन कुमार सिंह, पिता स्व 0 रामजीत प्रसाद सिंह, भूतपूर्व अनुसेवक , सारण नहर प्रमंडल , 
मढौरा अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1800 रूपये( मैट्रिक ) एवं समय - समय पर सरकार द्वारा 
स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, सारण 
नहर अंचल, छपरा के कार्यालय में दिनांक 14.11.2014. तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी 
जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

स्व 0 रामजीत प्रसाद सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री मदन कुमार सिंह पर 
होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 


बिहार गजट , 3 दिसम्बर 2014 


5 


4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण , ( छपरा ) के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य 
प्रमाण - पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

अगर श्री मदन कुमार सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 


6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 


9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके 
द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मदन कुमार सिंह से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक 
दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11 उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद 
नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य 

अभियंता । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 37-571 + 20 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 3 दिसम्बर 2014 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
No. 1901 -- I, Kumari Nisha Bala sinha wife of Jaydeep Kumar resident of house No.53 M.I.G , 
kankar bagh colony, Patna-20 , will be known as Nisha kumari . Kumari Nisha Bala sinha and nisha 
kumari will be same and similar person for all practical purpose . Affadavit No. 5865 dated 14.10.2014 . 


KUMARINISHA BALA SINHA . 


सं ० 1902 --मैं मनोज कुमार रजक, पिता - स्व 0 राजकुमार बैठा , ग्राम - धोबीटोला, पो 0 - रामनगर, थाना - रामनगर , 
जिला - पश्चिम चम्पारण शपथ पत्र संख्या- 1284 , दिनांक 03.9.14 द्वारा मनोज कुमार रजक के स्थान पर “ मनोज प्रियदर्शी" 
के नाम से जाना जाऊँगा । 


मनोज कुमार रजक 


No. 1915 -- A General Information to all Concern that the name of Neha Kumari, D / o Sri 


Sushil Kumar Mishra, R /o C -203, Monica Apartment, Ambedkar Path , Khajpura , P.0.- B.V 
College , P.S- Shastri Nagar, Dist- Patna is changed to Neha Mishra as per Affidavit No- 10967 
Dated 15-10-2014 from Now Neha Kumari will be called by Neha Mishra . 


NEHA KUMARI. 


No. 1903 --I, Rajeev Ranjan S /o Awadhesh Kumar , R/o Vill- Simra, P.0.- Korji Mohammadpur 
Via . Janipur Patna declare vide afdvt. No. 11173 dated . 31.07.2014 that from now onwards I shall be 


know as Rajeev Sharma for all future purposes . 


RAJEEV RANJAN . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 37-571 + 40 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 3 दिसम्बर 2014 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 


14 नवम्बर 2014 


सं 0 3 अ 0प्र0-1-99 / 09-4140 -- श्री उपेन्द्र कुँवर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति 
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, रक्सौल के द्वारा आर0 ई0 ओ0, नवादा प्रमंडल के स्तर से 
जलालपुर -सम्हरीगढ पथ निर्माण 3-4 कि 0 मी 0 में स्वीकृत प्राक्कलन से विचलन करने एवं स्थल आदेश पुस्तिका में संवेदक 
को नियमानुकूल निदेश नहीं देने तथा ग्रेड- II के लेयर का प्रावधान होने के बावजूद उक्त कार्य को नहीं करने का आदेश 
स्थल आदेश पुस्तिका में देने के लिए दोषी पाये जाने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील)( संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14( v ) के तहत अधिसूचना संख्या 392 सह पठित ज्ञापांक 393 दिनांक 29.01. 
2014 द्वारा लघु दंड " असंचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्धि पर रोक ( जुलाई 2014 एवं जुलाई 2015 में प्रभावी) " संसूचित किया 


गया । 


श्री उपेन्द्र कुँवर , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल , नवादा द्वारा उन्हें संसूचित दंड पर पुनर्विचार हेतु 
पुनर्विलोकन अर्जी विभाग को समर्पित की गई जिसमें उनके द्वारा मूलतः यह अनुरोध किया गया कि उनकी सेवानिवृति की 
तिथि 30.09.2015 होने के कारण उनको दिया गया लघु दंड " असंचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्धि पर रोक " वृहत दंड 
" संचयात्मक रूप से दो वेतन वृद्वि पर रोक " में परिवर्तित हो जाती है । 

उक्त बिंदु पर समान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 28 के आलोक में पुनरीक्षण कर समुचित आदेश पारित 
करने का निर्णय लिया जा सकता है , का परामर्श दिया गया । 

उक्त के आलोक में विभाग द्वारा श्री उपेन्द्र कुँवर , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल , नवादा सम्प्रति 
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल को अधिरोपित दंड को संशोधित करते हुए असंचयात्मक 
प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । 


8 


बिहार गजट , 3 दिसम्बर 2014 


अतः श्री उपेन्द्र कुँवर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण 
कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2007 के नियम 
14 ( v ) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है: 


(i ) असंचयात्मक रूप से एक वेतन वृद्धि पर रोक । 

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 37-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


